. 


. 


... 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


29 माघ, 19 3 6 ( श०) 


संख्या 739 राँची, बुधवार, 


18 फरवरी , 20 15 ( ई०) 


विधि ( विधान ) विभाग 


अधिसूचना 
21 जनवरी, 2015 


संख्या . एल० जी . / 02 / 2014/ 02 - लेज० [ झारखंड विधान मंडल का निम्नलिखित 
अधिनियम ]जिस पर राज्यपाल दिनांक 9 जनवरी, 2015 को अनुमति दे चुके है] इसके द्वारा 
सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है | 


झारखण्ड प्रीभेन्सन एण्ड कंट्रोल ऑफ एग्रीकल्चरल पेस्टस डिसीसेस एण्ड नॉक्सिएस वीड्स 

संशोधन अधिनियम, 2014 


( झारखंड अधिनियम संख्या- 01/ 2015) 


झारखण्ड राज्य में पंचायत उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार ) अधिनियम, 1996 के 
प्रावधानों को झारखण्ड राज्य के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र में प्रभावी करने के लिए बिहार ( झारखण्ड ) 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) बुधवार, 18 फरवरी, 2 0 15 
प्रीभेन्सन एण्ड कंट्रोल ऑफ एग्रीकल्चरल पेस्टस डिसीसेस एण्ड नॉक्सिएस वीडस अधिनियम, 1953 
( बिहार अधिनियम - 22, 1953) में संशोधन हेतु अधिनियम | 


भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप से 
अधिनियमित हो : 


1 . 


धारा -1 (i) संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ :- यह अधिनियम झारखण्ड प्रीभेन्सन एण्ड 
कंट्रोल ऑफ एग्रीकल्चरल पेस्टस डिसीसेस एण्ड नॉक्सिएस वीड्स अधिनियम , 19 5 3 
संशोधित 2 0 14 कहलाएगा | 


(ii) यह संपूर्ण झारखण्ड राज्य में प्रभावी होगा । 


(iii) यह तुरन्त प्रभावी होगा । 


2. 


धारा-2 परिभाषा में 2 ( i ) के बाद 2 ( j ) निम्नवत जोड़ा जाए : 


धारा- 2 ( j ) ग्राम सभा- ग्राम सभा से अभिप्रेत है । झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम , 
2001 की धारा - 3 मे वर्णित ग्राम सभा । 


3. 


धारा -3 (v) के बाद परन्तुक के रूप में निम्न प्रावधान को जोड़ा जाय : 


" परन्तुक:- अनुसूचित क्षेत्रों के लिए धारा-3 के अंतर्गत कोई भी अधिसूचना जारी 
करने से पहले राज्य सरकार संबंधित ग्राम सभा अथवा पंचायत से सहमति प्राप्त कर लेंगी ।" 


4. 


धारा -5 (ii ) के बाद परन्तुक के रूप में निम्न प्रावधान को जोड़ा जाए : 


" परन्तुक:- अनुसूचित क्षेत्रों में किसी भी कृषि भूमि पर प्रवेश करने के पूर्व कृषि 
पदाधिकारी संबंधित ग्राम सभा अथवा पंचायत से सहमति प्राप्त कर लेंगे । " 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

बी0 बी0 मंगलमूर्ति , 
प्रधान सचिव सह विधि परामर्शी 
विधि (विधान विभाग, झारखण्ड, राँची । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बुधवार, 18 फरवरी , 2 0 15 


अधिसूचना 


21 जनवरी , 2015 


संख्या- एल0 जी0 -0 2 / 2 0 14 -0 3.. लेज0 झारखंड विधान मंडल द्वारा यथा पारित और 
राज्यपाल द्वारा दिनांक 9 जनवरी, 2015 को अनुमत झारखंड प्रीभेन्सन एण्ड कंट्रोल आफ 
एग्रीकल्चरल पेस्टस् डिसीसेस एण्ड नाक्सिएस वीड्स ( संशोधन ) अधिनियम 20 14 का 
निम्नांकित अंग्रेजी अनुवाद झारखंड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया 
जाता है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3 ) के अधीन उक्त अधिनियम का 
अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा । 


(Jharkhand Act, 01/2015 ) 
Jharkhand Prevention & Control of Agricultural Pests Diseases and Noxious 

Weeds Amendment Act, 2014 


AN 


ACT 


To Amend the Bihar (Jharkhand ) Prevention & Control of Agricultural Pests 

Diseases and Noxious Weeds Act, 1953 


[ Bihar Act- 22 of 1953] 


Be it enacted by the Legislature of the State of Jharkhand in the Sixty Four 
Year of Republic of India as follow : 


1 - Section & 1 (i) Short title & extent - This act may be called the Jharkhand 
Prevention & Control of Agricultural Pests Diseases and Noxious Weeds 
(Amendment) Act, 2014 . 


(ii) It extends to the whole of the State of Jharkhand . 


( iii) It shall come into force with immediate effect. 


2- 


The following shallbe inserted after 2 (i) 


___ Section 2 (j) Gram Sabha- means which is mentioned in section- 3 
Jharkhand Panchayati Raj Act, 2001 . 


3- 


The following proviso shall beinserted after section- 3 ( v) 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) बुधवार, 18 फरवरी, 2015 


Proviso :- The state Govt. shall take consent of the Gram Sabha or the 
Panchayat of schedule area of the State prior to issuing a notification under 
section - 3 of this Act. 


4 


The following proviso shall be inserted after section - 5 (ii) 


Proviso : - That the Agriculture officers shall take consent of the Gram 
Sabha or the Panchayat prior to entering on any land in a schedule area of 
the State . 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

बी0 बी0 मंगलमूर्ति , 
प्रधान सचिव- सह- विधि परामर्शी 
विधि (विधान) विभाग, झारखण्ड, राँची । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 73 9 – 50 । 


